: 


g 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण , 1937 ( श० ) 


संख्या 6 13 राँची, गुरुवार 


13 अगस्त, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

10 अगस्त , 2 0 15 
संख्या- 1/ आ0-531/ 2015 का0 - 7222-- विशेष दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त , देवघर के पद 
पर पदस्थापित श्री राहुल कुमार पुरवार , भा. प्र. से. ( झाः99) श्रावणी मेला की समाप्ति तक 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त , देवघर के नियमित प्रभार में रहेंगे । प्रभार की अवधि में 
श्री पुरवार दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत 
शक्तियों का उपयोग करेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

रतन कुमार , 
सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 6 13 – 50 । 


